सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 वैशाख , 193 8 ( श० ) 


संख्या 295 राँची , बुधवार , 


27 अप्रैल , 2016 ( ई० ) 


श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग 


संकल्प 
13 अप्रैल , 2016 


विषय :- भारत सरकार द्वारा संचालित विकलांगों के व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र की 

स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि को स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान करने के 
संबंध में । 


संख्या-5/ नि0नि0 / ई0एम0आई0- 4 00 8 / 2009 -3 3 1( नि .).. भारत सरकार , श्रम एवं 
रोजगार मंत्रालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय , नई दिल्ली के द्वारा निःशक्त 
जनों के हित में झारखंड राज्य की राजधानी, राँची मे एक विकलांग व्यावसायिक 
पुनर्वास केन्द्र की स्थापना एवं संचालन हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर तत्कालीन महामहिम 
राज्यपाल के परामर्षी के द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई थी । राज्य सरकार 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार 27 अप्रैल, 2016 
द्वारा सम्यक विचारोपरान्त , भारत सरकार , श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रोजगार एवं 
प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली के द्वारा इस केन्द्र का भवन निर्माण केन्द्रीय निधि 
से कराने हेतु औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, हेहल , राँची परिसर में चिन्हित एक एकड़ 
भूखण्ड के निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण करने का निर्णय लिया गया है। 

2 . भारत सरकार के अनुरोध के आलोक में निःशक्त जनों के लिए विकलांग 
विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि के स्थायी 
हस्तांतरण प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2016 के मद संख्या 
के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। हस्तांतरित किये जाने वाले भूखण्ड की विवरणी 
निम्नवत है: 

जिला - राँची, अंचल - शहर अंचल राँची, मौजा - हेहल, थाना न. 203 
थाना - पण्डरा के अन्तर्गत औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, हेहल, राँची परिसर में चिन्हित 
भूखण्ड - प्लाट नं0 16 3 अंश, 16 4 अंश, 16 6 अंश, 167 अंश, 168 अंश , 169, 170 अंश 
क्रमश रकवा 0. 07 ए, 0. 37 ए, 0 . 12 ए, 0 .09 ए, 0 .2 1ए, 0. 0 2 ए, एवं 0 .12 ए कुल रकवा 
1.00 एकड़ । 


3. राज्य में स्थापित किये जाने वाले व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र के 
माध्यम से निःशक्त जनो के लिए उनको रोजगार उपलब्ध कराने के उदेश्य से कौशल 
प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। निःशक्त जनों के कौशल प्रशिक्षण हेतु ट्रेडो का चयन भी 
किया जा चुका है जो निम्नांकित है: 


i. Computer Application & Office Management 
ii . Consumer Electronic 
iii . General Mechanic 
iv. Dress Making 
V . D . T. P . & Advertisement 
vi . Offset Printing & Book Binding 
vii. Auto Repair 
viii . Hair & Skin Care 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार 27 अप्रैल, 2016 

महानिदेशालय रोजगार , श्रम मंत्रालय भारत सरकार का प्रस्ताव राज्यहित 
में है अतः राजस्व विभाग के संकल्प सं0 43 06 / रा . दिनांक 24 अक्टूबर , 2014 के 
सुसंगत प्रावधानों को शिथिल करते हुए औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान , हेहल , राँची परिसर 
परिसर में चिन्हित एक एकड़ भूखण्ड पर विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र 
केन्द्र का भवन निर्माण कराने हेतु उप -निदेशक (पुनर्वास), विकलांग व्यावसायिक 
पुनर्वास केन्द्र, राँची, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, डी . जी.ई. भारत सरकार को निःशुल्क 
भूमि हस्तांतरित किये जाने के प्रस्ताव पर इस शन्त के साथ सहमति प्रदान की जाती 
है कि उपलब्ध कराये जाने वाले इस भूखण्ड का उपयोग निःशक्त जनों के कल्याणार्थ 
प्रशिक्षण व पुनर्वास से संबंधित कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया 
किया जायेगा । 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


( ह./ .) अस्पष्ट , 
सरकार के प्रधान सचिव, 
श्रम , नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल 
विकास विभाग, झारखंड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 29 5 - 50 + 100 | 


